निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 वैशाख 1942 ( श० ) 
( सं० पटना 229 ) पटना, मंगलवार , 21 अप्रील 2020 


कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय 

गृह विभाग ( कारा) । 


अधिसूचना 

19 मार्च 2020 
सं० कारा / स्था०( प्रो०) - 01 - 37 / 19 – 92 – श्रीमती नमिता शरण को उनके अनुरोध पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा 
आयोग की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा- 2017 के अंतिम परीक्षाफल के आधार पर आवंटित सेवा जिला खाद्य मार्केटिंग 
पदाधिकारी के पद पर योगदान हेतु उनके त्यागपत्र को स्वीकृत किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

दीवान जाफर हुसैन खाँ , 
संयुक्त सचिव - सह - निदेशक ( प्र० ) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 229 -571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


